निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 731 ) पटना, सोमवार , 25 अक्तूबर 2010 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2010 
सं0 22 / नि०सि० (मुक0) - जम0 - 19 - 60 / 2009 / 1484 — सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 15331 / 09 ( चन्द्र 
कुमार दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य ) में दिनांक 1 दिसम्बर 2009 को पारित निर्णय के अनुपालन में श्री चन्द्र 
कुमार दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, लधु सिंचाई प्रमण्डल, गिरीडीह सम्प्रति सेवा -निवृत को बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम - 43 बी0 के तहत " 50 (पचास ) प्रतिशत पेंशन एवं पूर्ण उपादान पर सदा के लिए रोक " का 
दण्ड के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1156, दिनांक 13 अगस्त 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग , बिहार से 
दिनांक 8 सितम्बर 2010 के पूर्व सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था लेकिन दिनांक 6 सितम्बर 2010 
तक बिहार लोक सेवा आयोग , बिहार की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी । तत्पश्चात उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में 
बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रत्याशा में विभागीय अधिसूचना सं0 1306, दिनांक 6 सितम्बर 2010 
द्वारा श्री दास सेवा -निवृत कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड संसूचित किया गया । 

( क ) 50 (पचास ) प्रतिशत पेंशन एवं पूर्ण शत प्रतिशत उपादान पर सदा के लिए रोक । 

( ख निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । परन्तु उक्त अवधि की 
गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी । 

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1677 , दिनांक 16 सितम्बर 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि 
दिनांक 8 सितम्बर 2010 को सम्पन्न बैठक में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा श्री दास सेवा निवृत कार्यपालक अभियन्ता 
की प्रस्तावित दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी । तदनुसार उक्त अधिसूचना सं0 1306 , दिनांक 6 सितम्बर 2010 
सम्पुष्ट किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 731 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


